रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 473 ] 
No. 473 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मई 24, 2004 / ज्येष्ठ 3 , 1926 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 24 , 2004/ JYAISTHA 3, 1926 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
.. ( केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय ) 

अधिसूचना 
पंचकुला, 7 मई, 2004 

सं. 04/ 2004- सीमाशुल्क ( एन. टी . ) 
का . आ . 622( अ). - भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 33/ 94 - सीमाशुल्क ( एन टी ) दिनांक 
1 - 7 - 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा हरियाणा राज्य में जिला - यमुना नगर के जगाधरी को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 
( 1962 का 52 ) की धारा 9 के अंतर्गत, सहायक विकास आयुक्त , विकास आयुक्त का कार्यालय, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र , नोएडा दादरी रोड , 
फेज-II , नोएडा -201305 , जिला गौतमबुद्ध नगर ( उ.प्र.), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 100 % 
निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के सीमित उद्देश्य के लिए, भाँडागारण स्टेशन घोषित करता हूँ । 

[ फा. सी. सं. IV ( 16 )/1/टेक / नोटिफि -/हेड क्वा./ पी के एल/ 04 ] 

. पी.के. सिरोही , आयुक्त 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
Panchkula, the 7th May, 2004 

No. 04/ 2004- CUSTOMS ( N. T .) 
S . O . 622 ( E ).--- In exercise ofthe powers conferred by Notification No . 33/94 -Cus. (N . T.) dated 1-7- 94 of the Government 
of India ,Ministry of Finance, Department of Revenue , New Delhi, I hereby declare Jagadhri, District Yamuna Nagar in the 
State of Haryana , to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the limited purpose 
of setting up 100 % Export Oriented Undertaking as approved by the Asstt . Development Commissioner, Olo the Development 
Commissioner,Noida SpecialEconomic Zone, Noida Dadri Road , Ph .- II ,Noida -201305 , Distt. Gautam Budh Nagar (UP), 
Deptt . of Commerce ,Ministry of Commerce and Industry ,Governmentof India 

___ [ F. C. No. IV (16)i/ Tech / Notfn./ HQ/ PKL/ 04 ] 

P. K . SIROHI, Commissioner 


1644 GI / 2004 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


